रजिस्ट्री सं० डी० - 33004/ 99 


comma 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


Ram 


TERS 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PARTI— Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 143] 
No. 143 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , मई 26 , 2015 / ज्येष्ठ 5 , 1937 
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26 , 2015 / JYAISTHA 5 , 1937 


गृह मंत्रालय 
( आपदा प्रबंधन प्रभाग ) 


संकल्प 


नई दिल्ली , 25 मई, 2015 


सं. 47 - 31 / 2012 - डी एम - III. — एक बहु -हितकारी राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच ( एन पी डी आर आर ) के गठन 
संबंधी दिनांक 26 फरवरी , 5 अप्रैल , 2013 और 17 मार्च, 2015 के संकल्प के क्रम में , आपदा जोखिम न्यूनीकरण के बारे में विश्व सम्मेलन द्वारा 
2015 - 30 तक की अवधि के लिए सेंडई आपदा जोखिम न्यूनीकरण रूपरेखा ( एस एफ डी आर आर ) को अपनाए जाने तथा एन पी डी आर 
आर के कार्यकाल को सह समाप्य ( को - टर्मिनस ) बनाए जाने के कारण उक्त संकल्प की क्रम संख्या 5 ( क ) और ( ग ) के अंतर्गत मौजूदा प्रविष्टि 
को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया है : 


5( क ) कार्यकाल 


मंच ( प्लेटफार्म ) का कार्यकाल इस संकल्प की अधिसूचना की तारीख से 15 वर्ष का होगा 


[ – के स्थान पर मंच ( प्लेटफार्म ) का कार्यकाल इस संकल्प की अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष का होगा ] 


( ग ) बैठक 

उक्त मंच ( प्लेटफार्म ) की तीन वर्ष में एक बार बैठक होगी 


[ - के स्थान पर मंच ( प्लेटफार्म ) की प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होगी और मंच ( प्लेटफार्म ) की दो क्रमिक 
बैठकों के बीच दो वर्ष से अधिक का अंतराल नहीं होगा ] 


दिनांक 26 फरवरी , 2013 के संकल्प में उक्त सीमा तक संशोधित कर दिया गया है । अन्य सभी बातें वही रहेंगी । 


के . के. पाठक , संयुक्त सचिव 


2329 GI/ 2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1 ] 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


(Disaster Management Division ) 

RESOLUTION 

New Delhi , the 25th May, 2015 
No. 47- 31/2012 -DM - III. — In continution of the Resolution dated 26th February, 5th April , 2013 and 17th March , 
2015 , constituting a multi -stakeholder National Platform for Disaster Risk Reduction (NPDRR ), it has been decided to 
replace the existing entry under Sl. No. 5 (a ) and ( c ) of the said Resolution , due to the adoption of Sendai Framework for 
Disaster Risk Reduction ( SFDRR ) by the World Conference on DRR for the period 2015 – 30 and making the tenure of the 
NPDRR co - terminus with it as under : 

5 (a ) Tenure 

The tenure of platform shall be 15 years with effect from the date of Notification of this Resolution 

[ In place of the tenure of platform shall be 5 years with effect from the date of Notification of this Resolution ] 
(c )Meeting 

The platform shallmeet once in three years . 


[ In place of the platform shall meet at least once every year and there shall not be a gap of more than two years 

between two consecutive meetings of the platform ] 
The Resolution dated 26th February, 2013 stands amended to the above extent. All other contents remain the 


same . 


K . K . PATHAK , Jt. Secy . 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


